रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 / 99 


" 


11.11.11.11 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 24062021-227839 

CG - DL - E - 24062021-227839 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2312 ] 
No. 23121 


नई दिल्ली , बुधवार , जून 23 , 2021 / आषाढ़ 2 , 1943 
NEW DELHI , WEDNESDAY , JUNE 23 , 2021 / ASHADHA 2 , 1943 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 23 जून , 2021 


का.आ. 2490 ( अ ) .- केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 532 ( अ ) दिनांक 04 फ़रवरी 2021 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 
65 के कि.मी. 344.835 से कि.मी. 348.835 तक ग्राम रोहट में बाईपास का निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन पेव्ड शोल्डर 
का बनाने आदि ) के भूखण्ड पर निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 12 फ़रवरी 
2021 " को " राजस्थान पत्रिका " और " दैनिक नवज्योति " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


है : 


3436GI / 2021 


( 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 


राजस्थान राज्य के पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के कि.मी. 344.835 से कि.मी. 348.835 तक ग्राम रोहट 
में बाईपास के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : राजस्थान 


जिले का नाम : पाली 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति 
संख्या 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : रोहट 


गांव का नाम : रोहट 


1 


112/1 


निजी 


बारानी दोयम 


0.3434 


जितेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/2 
कोम राजपुत निवासी शिक्षक कॉलोनी 
चोपासनी स्कूल के पास जोधपुर , 
जयमोतियानी पुत्र पारूमल हिस्सा 1/2 
कौम सिंधी निवासी लक्की सिल्स स्टोर 
सोजतीगेट जोधपुर खातेदार 
( ११२/१ ) 


2 


114/2 


निजी 


बारानी दोयम 


1.0277 


3 


114/30 


निजी 


बारानी दोयम 


0.3361 


भंवरलाल पुत्र हीराराम , झमकू देवी पत्नी 
हीराराम कौम जाट सा देह खातेदार 
( ११४/२ ) 
रिंकु देवी पत्नी कपिल कुमार जाति जैन 
निवासी प्लॉट नं . 3 लक्ष्मीनगर 
जालमविलास पावटा बी रोड जोधपुर 
खातेदार 
( ११४/३० ) 
पदमा देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार डाकलिया 
जाति जैन निवासी 1136 सातवीरोड़ 
आशापुरा कालोनी पावटा सी रोड़ 


4 


114/31 


निजी 


बारानी दोयम 


0.0184 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


जोधपुर खातेदार 
( ११४/३१ ) 


5 


114/32 


निजी 


बारानी दोयम 


0.3318 


सरिता पत्नी विनोद कुमार जाति जैन 
निवासी प्लॉट नं .3 लक्ष्मीनगर 
जालमविलास पावटा बी रोड़ जोधपुर 
खातेदार 
( ११४/३२ ) 
मोहिनी देवी बाफना पत्नी कुशलचन्द 
बाफना जाति जैन निवासी जालमसिंह 
जी का हत्था पावटा बी रोड़ जोधपुर 
खातेदार 
( ११४/३४ ) 


6 


114/34 


निजी 


बारानी दोयम 


0.0243 


राजस्थान सरकार 


17 


182 


सरकारी 


गै . मु . आगोर 


0.0277 


| ( 182 ) 


8 


277/3 


निजी 


बारानी दोयम 


0.0033 


मानाराम पुत्र देवा राम कौम देवासी सा 
निम्बली ब्राहम्णान खातेदार 
( २७७/३ ) 


9 


277/4 


निजी 


बारानी दोयम 


0.0087 


काना राम पुत्र जगरूप राम कौम देवासी 
सा देह खातेदार 
( २७७/४ ) 


10 


277/5 


निजी 


बारानी दोयम 


0.0012 


विक्रम विश्नोई पुत्र राम लाल , श्रवण देवी 
पत्नी रामलाल कौम विश्नोई निम्बली 
पटेलन खातेदार 
( २७७ ५ ) 


11 


277/8 


निजी 


बारानी दोयम 


0.0005 


नितिन दवे पुत्र सुरेश चन्द्र दवे कौम 
ब्राहम्ण सा देह खातेदार 
( २७७८ ) 


12 


338/1 


निजी 


चाही अव्वल 


0.2269 


अशोक कुमार पुत्र भंवर लाल मेवाडा 
कोम कलाल सा देह खातेदार 
( ३३८/१ ) 


13 


338/66 


निजी 


चाही अव्वल 


0.0242 


कमलेश कुमार पुत्र बाबुलाल कौम सैन सा 
रोहट 
( ३३८/६६ ) 


14 


338/68 


निजी 


चाही अव्वल 


0.109 


श्रवण कुमार पुत्र भंवरलाल कौम सैन सा 
रोहट खातेदार 
( ३३८६८ ) 


15 


338/69 


निजी 


चाही अव्वल 


0.0428 


अरविन्द कुमार पुत्र भंवरलाल कौम सैन 
सा रोहट खातेदार 
( ३३८६ ९ ) 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


16 


338/70 


निजी 


चाही अव्वल 


0.1009 


चौथा राम पुत्र भोमा राम कौम पटेल सा 
रोहट खातेदार 
( ३३८७० ) 
अनिल कुमार पुत्र शंकरलाल कौम घांची 
सा रोहट खातेदार 
( ३३८७२ ) 


17 


338/72 


AUA 


चाही अव्वल 


0.0018 


कुल 


2.6287 


[ T. H. RW / NH - 12012 / 08 / 2016 / PS - 4 / RJ / 3D ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 23rd Junc , 2021 


S.O. 2490 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O.532 ( E ) dated 04th Feb 2021 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance , management and operation 
of NH - 65 section of Jodhpur - Pali from Km . 344.835 to Km 348.835 NH - 65 Rohat Bypass in the District of Pali in the 
Statc of Rajasthan , 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Rajasthan Patrika ” and “ Dainik 
Navjyoti ” both dated 12th Feb 2021 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land 
from Km . 344.835 to Km . 348.835 NH - 65 Rohat Bypass in the District of Pali in the State of Rajasthan . 


State : RAJASTHAN 


District : PALI 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Rohat 


Village : Rohat 


1 


112/1 


Private 


Barani Doyam 


0.3434 


Jitendra Singh S / O Bhanwar Singh 
Hissa 1/2 Kom Rajput Niwasi Shikshak 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


Colony Chopasani School ke Paas 
Jodhpur , Jaymotiyani S / O Parumal 
Hissa 1/2 Kom Sindhi Niwasi Lucky 
Sils Store Sojati Gate Jodhpur 
Khatedar . 
112/1 


2 


114/2 


Private 


Barani Doyam 


1.0277 


Bhanwarlal S / o Heeraram , Jhamku 
Devi W / o Heeraram Kom Jaat sa . Deh 
Khatedar 
114/2 


3 


114/30 


Private 


Barani Doyam 


0.3361 


Rinku devi W / O Kapil Kumar cast Jain 
Niwasi Plot No. 3 Laxmi Nagar 
Jalamvilas Paota B Road Jodhpur 
Khatedar . 
114/30 


4 


114/31 


Private 


Barani Doyam 


0.0184 


Padma devi W / O Narendra Kumar 
Dakliya Cast Jain Niwasi 1136 
SatviRoad Ashapura Colony Paota C 
Road Jodhpur Khatedar . 
114/31 


5 


114/32 


Private 


Barani Doyam 


0.3318 


Sarita W / O Vinod Kumar Cast jain 
Niwasi Plot No.3 Laxmi Nagar 

Jalam Vilas Paota B Road Jodhpur 
Khatedar 
114/32 


6 


114/34 


Private 


Barani Doyam 


0.0243 


Mohini Devi Bafna W / O Kushal Chand 
Balna Cast Jain Niwasi JalamSingh Ji 
ka Hatha Paola B Road Jodhpur 
Khatedar . 
114/34 


7 


182 


Government 


G.M. Agour 


0.0277 


Rajasthan Govt . 
182 


8 


277/3 


Private 


Barani Dovain 


0.0033 


Mana Ram S / O Deva Ram Kom 
Dewasi Sa Nimbli Brahmanan 
khatedar . 
277/3 


9 


277/4 


Private 


Barani Doyam 


0.0087 


Kana Ram S / O Jagrup Ram Kom 
Dewasi Sa Deh Khatedar . 
277/4 


10 


277/5 


Private 


Barani Dovain 


0.0012 


Vikram Vishnoi S / O Ram Lal , Sharvan 
Devi W / O Ram Lal Kom Vishnoi 
Nimbli Patelan khatedar . 
277/5 


11 


277/8 


Private 


Barani Doyam 


0.0005 


Nitin Dave S / O Suresh Chandra Dave 
Kom Brahman Sa Deh khatedar . 
277/8 


12 


338/1 


Private 


Chahi Avval 


0.2269 


Ashok Kumar S / O Bhanwar Lal 
Mewara Kom Kalal Sa Deh Khatedar . 
338/1 


13 


338/66 


Private 


Chahi Avval 


0.0242 


Kamlesh Kumar S / O Babu Lal Kom 
Sen Sa Rohat 
338/66 


14 


338/68 


Private 


Chahi Avval 


0.109 


Sharvan Kumar S / O Bhanwar Lal Kom 
Sen Sa Rohat Khatedar . 
338/68 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


15 


338/69 


Private 


Chahi Avval 


0.0428 


Arvind kumar S / O Bhanwar Lal Kom 
Sen Sa Rohat Khatedar . 
338/69 


16 


338/70 


Private 


Chahi Avval 


0.1009 


Chhotha Ram S / O Bhoma Ram Kom 
Patel Sa Rohat Khatedar . 
338/70 


17 


338/72 


Private 


Chahi Avval 


0.0018 


AnilKumar S / O Shankar Lal Kom 
Ghanchi Sa Rohat khatedar . 
338/72 


TOTAL 


2.6287 


[ F. No. RW / NH - 12012 / 08 / 2016 / PS - 4 / RJ / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . SURENDER 


Digitally signed by SU RENDER 
Dale : 2021.06.24 125301 +0530 


MAHADASAM 


